ATION 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 ज्येष्ठ, 1938 ( श०) 


संख्या 50 3 राँची, शुक्रवार , 


17 जून, 2 0 16 ( ई० 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग) 


संकल्प 
2 जून , 2016 


विषय : 


बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची की अंगीभूत इकाई के रूप में कार्यरत पशुचिकित्सा 
महाविद्यालय, रांची में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् के मापदण्ड के अनुसार पदों की न्यूनतम 
न्यूनतम आवश्यकता हेतु कुल 86 पदों (शिक्षक संवर्ग के 31 पद एवं शिक्षकेतर संवर्ग के 55 
पद) के सृजन की स्वीकृति के संबंध में | 


संख्या- 05 / बी०ए०यू०- 36/ 2015 - 2085 -- झारखण्ड राज्य में सन् - 2000 से कार्यरत एक मात्र 
पशुचिकित्सा महाविद्यालय, रांची पशुपालन एवं पशुचिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान देता आ रहा है, 
परन्तु पिछले दो शैक्षणिक सत्रों से भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार 
न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति नहीं होने के कारण पशुचिकित्सा महाविद्यालय में छात्रों के नामांकन पर रोक लगा 
दी गई थी । 


c 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार 17 जून, 20 16 
W.P. ( PIL )-4912 / 2014 श्री अवनीश रंजन मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश 
सं0 -06 दिनांक - 20 अप्रैल , 2015 में माननीय उच्च न्यायालय , झारखण्ड के द्वारा निम्नलिखित 
निर्देश दिये गये हैं " State of Jharkhand and the respondent - Birsa Agriculture University not to 
close down Ranchi Veterinary College which is only College in the State of Jharkhand for 
students of Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry . We also direct the 
respondent- State of Jharkhand as well as to the respondent- Birsa Agriculture University to 
provide sufficient teaching and non -teaching staff with adequate infrastructure so that 
Ranchi Veterinary College becomes the best Veterinary College not only in this State. But, in 
comparison with neighboring State also ." 
पूर्व में पशुचिकित्सा महाविद्यालय , रांची को ट्रांसफर डॉक्यूमेन्ट से विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के 13 
पद , सह -प्राध्यापकों के 23 पद , सहायक प्राध्यापकों के 57 पद तथा शिक्षकेत्तर संवर्ग के 134 पद प्राप्त 
हैं । 
भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, रांची 
में शिक्षक संवर्ग के न्यूनतम 43 पद तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के नवीनतम 55 पदों का होना आवश्यक 
है । वर्तमान में ट्रांसफर डॉक्यूमेन्ट से पशुचिकित्सा महाविद्यालय, रांची को कुल शिक्षक संवर्ग के 12 
पद तथा शिक्षकेत्तर संवर्ग के कुल 06 पद प्राप्त हैं 
पशुचिकित्सा महाविद्यालय, रांची के लिए भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् , नई दिल्ली के मापदण्डों के 
अनुसार न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हेतु शिक्षक संवर्ग के 31 पद एवं शिक्षकेत्तर संवर्ग के 55 पद यथा 
कुल 86 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा शैक्षणिक पदों पर 50 प्रतिशत 
नियुक्ति होने के उपरांत ही गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु निम्न प्रकार से अनुमति प्रदान की गई 
है, जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक - 17 मई , 2016 के मद सं0 -14 में स्वीकृति दी गयी है: 


2 


|(i)शिक्षक संवर्ग : 

अभ्युक्ति 
क्र० पदनाम वेतनमान 

पदों की शैक्षणिक पदों पर 

संख्या 50 प्रतिशत 
1 

विश्वविद्यालय पाध्यापक | PB -IV , 37400- 67000 GP 10000 05 नियुक्ति होने के 
सहायक प्राध्यापक | PB -III , 15600 - 39100 GP 6000 

__ 19 | उपरांत ही गैर 
सह -प्राध्यापक PB- IV , 37400- 67000 GP 9000 

07 | शैक्षणिक पदों पर 

Total 31 नियुक्ति की 
| ( ii ) शिक्षकेत्तर संवर्ग : 

जायेगी । 
क्र0 पदनाम वेतनमान 

पदों की 

संख्या 
मैकेनिक PB-I, 5200 - 20200 GP 1900 

01 
स्पेसीमेन टेक्नीशियन । PB- I, 5200 - 20200 GP 2000 

01 
ओ0टी0 टेक्नीशियन | PB-I, 5200-20200 GP 2000 

02 
4 लैब टेक्नीशियन PB- I, 5200 - 20200 GP 2000 


21 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार 17 जून, 2016 


5 


22 


6 


01 


01 


01 


लैब सहायक 

PB-I, 5200 - 20200 GP 2000 
कसाई 

IS - 4440 -7440 GP 1650 
7 डाटा ऑपरेटर 

PB- I, 5200- 20200 GP 2400 
8 ईमैजिन टेक्नीशियन PB-I, 5200 -20200 GP 2400 
रिकार्ड कीपर 

PB-I, 5200- 20200 GP 2400 
पंजीयन सहायक 

| PB -I, 5200 - 20200 GP 2400 
ईनचार्ज मेडिकल स्टोर | PB-I, 5200 -20200 GP 2400 
| 12 | फार्म सहायक 

PB- I, 5200 - 20200 GP 2400 

Total 


01 


10 


07 


11 


01 


02 


55 


पशुचिकित्सा महाविद्यालय , रांची के लिए उपर्युक्त कुल 86 पदों के सृजन के फलस्वरूप सभी पदों के 
भरे रहने की स्थिति में कुल रू0 3,58 ,02 , 660/- ( तीन करोड़ अन्ठावन लाख दो हजार छ : सौ साठ 
रूपये) का वार्षिक वित्तीय भार अनुमानित है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ . नितिन मदन कुलकर्णी, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 50 3 - 50 | 


